पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 552 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2022---भाद्रपद 11, शक 1944 


समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2022 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7-23 / 2018 / 26.--- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 एवं संविधान द्वारा 
प्रदत्त कार्यपालिक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा, दिव्यांगजनों के समग्र डाटाबेस विकसित 
करने, जिसके तहत सभी दिव्यांगजनों को पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो जो पूरे भारत वर्ष में मान्य हो, 
के उद्देशों की पूर्ति हेतु जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडी.आई.डी.) को दिव्यांगजनों के कल्याणर्थ शासन द्वारा 
जारी समस्त विभागीय एवं अंतर-विभागीय योजनाओं के लिये एकल दस्तावेज के रूप में मान्य किये जाने की 
अभिस्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


1103 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


